निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1027 ) पटना , बुधवार , 30 नवम्बर 2016 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

29 नवम्बर 2016 
1. सं0 1 / स्था०( ले०से० ) - 12 / 2014 - 9156 / वि० श्री श्यामाकांत मेहरा, बिहार लेखा सेवा (57), जिला 
लेखा पदाधिकारी, भागलपुर को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, 
बेतिया ( प० चम्पारण )( इनके पदस्थापन अवधि तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, बेतिया का पद उपायुक्त लेखा 
कोटि / समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014 - 9157 / वि० श्री कुमार विजय प्रताप, बिहार लेखा सेवा (72), सहायक 
कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, 
पटना सिटी ( पटना) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014 - 9158 / वि० — श्री राजेश राम , बिहार लेखा सेवा (92 ), सहायक 
कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन पटना को प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यहित में अगले आदेश तक वरीय कोषागार 
पदाधिकारी , छपरा ( सारण ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ 4. सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014 - 9159 / वि० श्री मो० शाहिक , बिहार वित्त सेवा, कोषागार 
पदाधिकारी, पटना सिटी की सेवा किडनी रोग से ग्रसित होने के कारण उनके अभ्यावेदन के आधार पर पैतृक विभाग 
( वाणिज्य कर विभाग ) में वापस की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1027 -571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


